: 


PARTI 


HARYANA GOVT . GAZ ... MAY 30, 2006 (JYST . ), 1928 SAKA) 


425 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 17 मई, 2006 


हुए अधिकारियों , 


- 


क्रमांक 5433/ 240/1 -एल०. - जैसा कि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचेनिर्दिष्ट भूमि , सरकार द्वारा, सरकारी खर्च 
पर. सार्वजनिक प्रयोजना अर्थात् गढ़ी बोहर लिंक ड्रेन बुर्जी 0 से 11200 तक है । गांव गढ़ी बोहर एवं बलियाना, तहसील ६जिला रोहतक 
के निर्माण हेतु अपेक्षित है । 

यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित भूमि उपरलिखित कार्य के लिए आवश्यक है । यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 
की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है । 

पूर्ववत् धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इस समय , इस कार्य में लगे 
अधिकारियों को उनके सेवकों व कर्मचारियों के सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा धारा द्वारा अपेक्षित या 
अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं । 

कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिग्रहण के विरुद्ध एतराज हो इस अधिसूचना के प्रकाशन के तीस दिन के अन्दर जिला राजस्व अधिकारी 
एवं भूमि अर्जन अधिकारी, सिंचाई विभाग, रोहतक के समक्ष लिखित एतराज दाखिल कर सकता है । 

जमीन का नक्शा कार्यकारी अभियन्ता, रोहतक जल सेवाएं मण्डल, रोहतक व जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अर्जन अधिकारी, 
सिंचाई विभाग, रोहतक के कार्यालय में देखा जा सकता है । 

विनिर्देशन 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त नं ० 


क्षेत्र 
एकड़ों में 


दिशा, मुरब्बा व किला नं ० 


2 


3 


4 


5 


6 


एक भूमि की पट्टी जोकि 11200 फुट लम्बाई में व 
चौड़ाई में परिवर्तनीय है और निम्नलिखित मुरब्बा नं ० व 
किला नं ० से गुजरती है । 


रोहतक 


रोहतक 


गढ़ी बोहर 


135/1 


1.67 एकड़ 


896 


18. 23 


320 


3 , 4 , 


5 . 


321 


. 


322 


323 


324 


1 , 2, 3, 4 , 5 
1 , 2, 3, 4,5 
1/1 , 1/2, 2 , 3, 4, 5 
1 , 2/1, 2/2, 3 
गैर मुमकिन नं ० 561 , 564 
3 , 4 , 8, 13, 18, 19, 22 
2,9, 12, 18, 19, 23, 24 


रोहतक 


रोहतक 


बलियाना 


58 


2.04 एकड़ 


128 


156 


157 


4,5,6,7 


158 


159 


11, 12, 18, 19 , 23 , 24, 25 
21 , 22, 23/1 , 23/2 , 24, 25 : 
16, 17 , 18, 21 , 22 , 23, 24 
1,2,3,4,5 


160 


176 


177 


5-4 


3.71 एकड़ 


गैर मुमकिन नं 0 213, 214, 303 
राज्यपाल हरियाणा के आदेशानुसार । 

एस० के ० आश्री, 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, रोहतक । 


